सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ, 19 37 ( श०) 


संख्या 457 राँची, गुरुवार , 


18 फरवरी , 2 0 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


29 जनवरी, 2016 
संख्या-3/ पद .- 1(घ)-04/ 2015 का0 774-- सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय , 
झारखण्ड, महानिबंधक का कार्यालय , गृह मंत्रालय , भारत सरकार के पद पर पदस्थापित डॉ0 सत्येन्द्र 
कुमार गुप्ता की सेवा राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपने वेतनमान में 
सांख्यिकी निदेशालय , झारखण्ड , राँची के अधीन समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा योजना 
सह- वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


- 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 18 फरवरी , 2016 
2. उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि 03 वर्षों की होगी एवं प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्ते भारत सरकार 
के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक- 6/8/ 2009- Estt.(Pay II) दिनां 17 जून , 2010 तथा इस 
सम्बन्ध में समय - समय पर झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत होने वाले अनुदेशों के अनुरूप 
अनुमान्य होंगी । 

3. डॉ० गुप्ता के अनुरोध पर की गई प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इन्हें प्रतिनियुक्ति 
भत्ता / स्थानांतरण अनुदान आदि देय नहीं होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 457 - 50 । 


